रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


PMC 


-:-. 


AMER 


KO 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , दिसम्बर 16 , 2016 / अग्रहायण 25 , 1938 
NEW DELHI, FRIDAY , DECEMBER 16 , 2016 /AGRAHAYANA 25 , 1938 


सं . 860 ] 
No. 860 ] 


पर्यावरण , वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 9 दिसम्बर , 2016 


सा . का . नि . 1143 ( अ ). राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण , वन 
और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अनुसंधान अधिकारी (पर्यावरण ) श्रेणी-I, अनुसंधान अधिकारी (पर्यावरण ) श्रेणी - II और अनुसंधान 
सहायक (पर्यावरण ) भर्ती नियमों में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 


संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ - ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण , वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तकनीकी पद ( समूह 
ख राजपत्रित और अराजपत्रित ) भर्ती नियम , 2016 है । 


ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
3. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , तकनीकी पद ( समूह ख राजपत्रित और अराजपत्रित ) भर्ती नियम, 2010 में - 
(I) नियम 2 में विनिर्दिष्ट अनुसूची में क्रम सं . 1 , 2 और 3 के संबंध में स्तंभ ( 4) निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा : 


पद का नाम 


( 1 ) 


1 अनुसंधान अधिकारी (पर्यावरण) श्रेणी-I 
2 अनुसंधान अधिकारी (पर्यावरण ) श्रेणी- II 


वेतन मैट्रिक्स में लेवल 
| ( 4 ) 
लेवल -8, 47, 600- 1,51, 100 रु . 
लेवल -7 , 44, 900 - 1, 42, 400 रु . 
लेवल -6, 35, 400 -1, 12,400 रु. 


3 अनुसंधान सहायक (पर्यावरण ) 


( II) अनुसूची के क्रम सं 1 अर्थात् अनुसंधान अधिकारी (पर्यावरण ) श्रेणी - I के संबंध में स्तम्भ 12 के अंतर्गत पैरा 1 निम्नानुसार 
प्रतिस्थापित होगा ,: 


लेवल 7 , ( 44, 900 - 1,42, 400/- रु.) के वेतनमान में ऐसा अनुसंधान अधिकारी (पर्यावरण ) श्रेणी -2 जिसने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित 
सेवा की हो । 
5782 GI/ 2016 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3(i) ] 


(III ) टिप्पणी- 2 को अनुसंधान अधिकारी (पर्यावरण ) श्रेणी -। के संदर्भ में अनुसूची के स्तंभ 12 के अंतर्गत प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् 
प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी , 2016 से पहले / उस तारीख से जिससे 
सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा 
नियमित आधार पर की गई सेवा आयोग की सिफारिशों पर आधारित पे मेट्रिक्स में विस्तारित तत्स्थानी लेवल में की गई सेवा समझी 
जाएगी । 


(IV ) अनुसंधान अधिकारी (पर्यावरण ) श्रेणी -I के संबंध में उप -शीर्षक प्रतिनियुक्ति ( अल्पकालिक संविदा सहित ) के अंतर्गत स्तंभ 12 के 
अंतर्गत उप पैरा (क ) (ii) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात : 


वेतन मैट्रिक्स में लेवल 7 (₹44, 900- 1, 42, 400/ -) या सदृश पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में की गई दो वर्ष 
सेवा सहित ; 
( V ) अनुसंधान अधिकारी (पर्यावरण ) श्रेणी-। के संबंध में उप -शीर्षक प्रतिनियुक्ति : ( अल्पकालिक संविदा सहित ) के अंतर्गत उप पैरा 
( ख ) (ii) के अंतर्गत नोट को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात : प्रतिनियुक्ति / आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के 
लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी 2016 के पहले उस तारीख से , जिससे 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित 
पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है , की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित वेतन मैट्रिक्स में 
तदनुरूपी स्तर में की गई सेवा समझा जाएगा । 


( VI) अनुसूची के अनुसंधान अधिकारी (पर्यावरण ) श्रेणी -II के संबंध में स्तंभ 12 के अंतर्गत पैरा 1 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया 
जाएगा अर्थात : 
वेतन मैट्रिक्स में लेवल 6 में ऐसा अनुसंधान सहायक (पर्यावरण ) जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो । 
( VII) अनुसंधान अधिकारी (पर्यावरण ) श्रेणी -।। के संदर्भ में अनुसूची के स्तंभ 12 के अंतर्गत टिप्पण - 2 निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया 
जाएगा ; अर्थात् प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी , 2016 से पहले उस 
तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई , से पूर्व किसी 
अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा , आयोग की सिफारिशों पर आधारित पे मेट्रिक्स में विस्तारित तत्स्थानी लेवल में की गई 
सेवा समझी जाएगी। 


( VIII ) अनुसंधान अधिकारी (पर्यावरण ) श्रेणी -II के संबंध में उप -शीर्षक प्रतिनियुक्ति ( अल्पकालिक संविदा सहित ) के अंतर्गत स्तंभ 12 
के अंतर्गत उप पैरा ( क ) (ii ) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात : 
वेतन मैट्रिक्स में लेवल6 (₹35, 400 -1, 12, 400/ -) वाले पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की 
है । या समतुल्य 
(IX) अनुसंधान अधिकारी (पर्यावरण ) श्रेणी -।। के संबंध में उप - शीर्षक प्रतिनियुक्ति : ( अल्पकालिक संविदा सहित ) के अंतर्गत उप पैरा 
( ख ) (ii) के अंतर्गत टिप्पणी को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात : प्रतिनियुक्ति/ आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के 
लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी 2016 के पहले / उस तारीख से, जिससे 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित 
पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है , की गई सेवा को , सिवाय उस दशा के , वेतन मैट्रिक्स में साधारण स्तर सहित एक से अधिक 
पूर्व संशोधित वेतनमान का एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद ( उन पदों ) पर विस्तारित होगा जिसके लिए 
वेतन मैट्रिक्स में वह स्तर बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन स्तर है , वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित 
वेतन मैट्रिक्स में तदनुरूपी स्तर में की गई सेवा समझा जाएगा । 
( X ) अनुसंधान सहायक (पर्यावरण ) के संबंध में उप - शीर्षक प्रतिनियुक्ति ( अल्पकालिक संविदा सहित ) के अंतर्गत स्तंभ 12 के अंतर्गत उप 
पैरा ( क ) (ii ) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात: 


मूल काडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स में लेवल 5 (₹29,200 - 92, 300 /-) या सदृश पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी 
में छ: वर्ष सेवा सहित 


[ फा . सं. ए-12011/01/ 2016-पी -I] 


शेखर रंजन अमीन , अवर सचिव 


[ TT II - 005 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 9th December , 2016 
G . S . R . 1143 ( E ). — In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution , the 
President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Environment, Forest and Climate Change Research 
Office ( Environment) Grade-I, Research Officer ( Environment) Gr. II and Research Assistant (Environment) Recruitment 
Rules namely : 
( 1) Short title and commencement – ( 1) These Rules shall be called the Ministry of Environment, Forest and 

Climate Change Technical Posts (Group B Gazetted and Non -Gazetted )Recruitment Rules, 2016 . 
(2) They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette . 
3 . In the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Technical Posts (Group ‘B ’ Gazetted and Non 

Gazetted ) Recruitment Rules, 2010 
(I) Column (4 ) in respect of Serial Number 1, 2 and 3 of the Schedule specified in Rule 2 shall be substituted , namely: 


Level in the Pay Matrix 


(4 ) 


Name of the Post 
( 1) 
1 . Research Officer (Environment) Grade . I 
2 . Research Officer ( Environment) Grade. II 
3. Research Assistant (Environment) 


Level -8 , Rs. 47,600 - 1 ,51, 100 
Level-7 , Rs. 44 ,900 - 1,42 ,400 
Level-6 , Rs. 35 ,400 - Rs. 1, 12 ,400 


(II) Para 1 under Column 12 in respect of SerialNo. 1 i.e . Research Officer (Environment) Grade-I of the Schedule 
shall be substituted , namely : 
Research Officer ( Environment) Grade -II in the Level 7 , ( Rs. 44, 900 - 1, 42 ,400 /-) with two years regular service in the 
grade. 
(III ) Note - 2 under Column 12 of the Schedule in respect of Research Officer (Environment) Grade -I shall be 
substituted namely :- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion , the service rendered on a 
regular basis by an officer prior to 1" January , 2016 /the date from which the revised pay structure based on the 7th 
Central Pay Commission recommendations has been extended , shall be deemed to be service rendered in the 
corresponding Level in the Pay Matrix extended based on the recommendations of the Commission . 
(IV ) Sub Para (a ) ( ii ) under Column 12 under the sub -heading Deputation (including short- term contract ) in respect of 
Research Officer ( Environment) Grade - I shall be substituted , namely : 
With two years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Level 7 in the 
Pay Matrix , (Rs. 44 , 900 - 1,42 ,400 ) or equivalent in the parent cadre /Department; 
( V ) Note under sub - para (b )(ii) under the sub -heading Deputation : (including short term contract) in respect of 
Research Officer (Environment) Grade - I shall be substituted namely : For the purpose of appointment on 
deputation /absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January , 2016 /the date from 
which the revised pay structure based on the 7th Central Pay Commission recommendations has been extended , shall be 
deemed to be service rendered in the corresponding Level in the Pay Matrix extended based on the recommendations of 
the Commission . 
(VI) Para 1 under Column 12 of the Schedule in respect of Research Officer (Environment) Grade - II shall be substituted 
namely : 
Research Assistant (Environment) in the Level 6 in the Pay Matrix Rs. 35 ,400 - Rs. 1, 12 , 400 /- with five years regular 
service in the grade. 
(VII) Note -2 under Column 12 of the Schedule in respect of Research Officer (Environment) Grade- II shall be 
substituted namely : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion , the service rendered on a 
regular basis by an officer prior to 1st January , 2016 / the date from which the revised pay structure based on the 7th 
Central Pay Commission recommendations has been extended , shall be deemed to be service rendered in the 
corresponding Level in the Pay Matrix extended based on the recommendations of the Commission . 

(VIII) Sub Para (a ) ( ii ) under Column 12 under the sub -heading Deputation (including short-term contract) in respect 
of Research Officer (Environment) Grade- II shall be substituted , namely : 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i) ] 


with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level 6 in the Pay 

Matrix, Rs. 35 , 400 - Rs. 1,12, 400/ 
(IX ) Note under sub-para (b ) ( ii) under the sub -heading Deputation : ( including short term contract) in respect of Research 
Officer ( Environment) Grade - II shall be substituted namely:- For the purpose of appointment on deputation /absorption 
basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1 " January , 2016 /the date from whichthe revised pay 
structure based on the 7th Central Pay Commission recommendations has been extended , shall be deemed to be service 
rendered in the corresponding Level in the Pay Matrix extended based on the recommendations of the Commission 
except where there has been merger of more than one pre revised scale of pay into one grade with a common Level in the 
Pay Matrix , and where this benefit will extend only for the post (s) for which that Level in the Pay Matrix in the normal 
replacement grade without any upgradation . 
( X ) Para (a ) (ii) under Column 11 in respect of Research Assistant (Environment) of the Schedule shall be 
substituted , namely : 
With six years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in Level 5 in the Pay 
Matrix, Rs.29 ,200 – 92 ,300 / - or equivalent in the parent cadre /department. 

[ E. No . A - 12011/01/ 2016 - P-I] 

S. R . AMIN , Under Secy. 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 9 दिसम्बर , 2016 


सा . का . नि . 1144 ( अ ). राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण , वन 
और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहायक आयुक्त (वानिकी), तकनीकी अधिकारी ( वानिकी) ग्रेड-I, तकनीकी अधिकारी (वानिकी) ग्रेड-|| 
और अनुसंधान अन्वेषक ( वानिकी) पदों के भर्ती नियम को संशोधित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात : 
( 1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1) इन नियमों का नाम पर्यावरण , वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तकनीकी पद ( वानिकी) भर्ती 
नियम , 2016 कहा जाएगा । 
( 2 ) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

पर्यावरण , वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , तकनीकी पद ( वानिकी ) भर्ती नियम , 2011 में 
1 ) नियम 2 में उल्लिखित - अनुसूची के क्रम सं . 1, 2, 3 और 4 के संबंध में स्तम्भ ( 4) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा ,: 


पद का नाम 


वेतन मेट्रिक्स में लेवल 


( 4 ) 


1. सहायक आयुक्त (वानिकी) 
2. तकनीकी अधिकारी ( वानिकी ) ग्रेड । 
3. तकनीकी अधिकारी ( वानिकी ) ग्रेड। । 
4 . अनुसंधान अन्वेषक ( वानिकी ) 


स्तर - 11, (रूपए 67 , 700 - 2, 08, 700 ) 
स्तर - 8, ( रूपए 47 , 600 - 1, 51, 100 ) 
स्तर- 7 , ( रूपए 44, 900 - 1, 42, 400 ) 
स्तर- 6, ( रूपए 35, 400 -रु . 1 ,12, 400 ) 


( II ) 


सहायक आयुक्त ( वानिकी) के संबंध में अनुसूची के स्तम्भ 11 के अंतर्गत पैरा | को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा: 


लेवल 8, ₹47, 600 - 1,51, 100 रूपए में तकनीकी अधिकारी ( वानिकी ) ग्रेड- | में छह वर्ष की नियमित सेवा सहित । 


(III ) सहायक आयुक्त ( वानिकी ) के संबंध में अनुसूची के स्तम्भ 11 के अंतर्गत टिप्पण - 2 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा : 
प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हता सेवा की गुणना के उद्देश्य हेतु 1 जनवरी, 2016/ उस तिथि से जब सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर 
आधारित संशोधित वेतन ढांचों को विस्तारित किया गया है , के पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर सेवा की गई हो , को आयोग 
की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित वेतन मैट्रिक्स में अनुरूपी स्तर पर सेवा की गई माना जाएगा । 
( IV ) सहायक आयुक्त (वानिकी ) के संबंध में उप - शीर्ष प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित ) के अंतर्गत स्तम्भ 11 के अधीन उप पैरा ( क ) 
( ii) नामश: प्रस्तुत किया जाएगा । मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 10, (56, 100- 1,77,500/-रूपए ) अथवा समकक्ष में पदों में 
नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात पांच वर्षों की सेवा सहित ; 


[ भाग II - खण्ड 3( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( V ) उप - शीर्ष प्रतिनियुक्ति के अंतर्गत उप - पैरा ( ख ) के अंतर्गत टिप्पण: ( अल्पावधि संविदा सहित ) सहायक आयुक्त ( वानिकी) के संबंध 
में नामश: प्रस्तुत किया जाएगा : प्रतिनियुक्ति / समावेशन आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य हेतु , उस मामले जहां एक से अधिक पूर्व संशोधित 
वेतनमान को वेतन मैट्रिक्स में एक लेवल पर संविलीन कर दिया गया हे और जहां केवल उन पदों जिसके लिए वेतन मैट्रिक्स में लेवल बिना 
किसी उन्नयन के सामान्य प्रति स्थापन ग्रेड है , को छोड़कर 1 जनवरी, 2016/ उस तिथि से जब सातवें वेतन आयोग सिफारिशों पर 
आधारित संशोधित वेतन ढांचे को विस्तारित किया गया है , के पूर्व किसी अधिकारी द्वारा किया गया है , के पूर्व किसी अधिकारी द्वारा 
नियमित आधार पर सेवा की गई हो , को आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित मैट्रिक्स में अनुरूपी स्तर पर सेवा की गई माना 
जाएगा । 


( VI) तकनीकी अधिकारी ( वानिकी ) ग्रेड -I के संबंध में अनुसूची के स्तम्भ 11 के अंतर्गत पैरा 1 को नामश : प्रतिस्थापित किया जाएगा : 
अर्थात 
लेवल 7 ( 44,900 - 1, 42, 400 /-) में ऐसा तकनीकी अधिकारी ( वानिकी ) ग्रेड - II जिसने उस श्रेणी में दो वर्षों कि नियमित सेवा की हो । 


( VII) तकनीकी अधिकारी ( वानिकी) ग्रेड -I के संबंध में अनुसूची के कॉलम 11 के अंतर्गत टिप्पण -2 को नामश: प्रस्तुत किया जाएगा: 
प्रोन्नति हेतु न्यूनतम आर्हता सेवा की कंप्यूटिंग के उद्देश्य के लिए, 1 जनवरी , 2016/ उस तिथि से जब सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों 
पर आधारित संशोधित वेतन ढांचों को विस्तारित किया गया है , के पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर सेवा की गई हो , को 
आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित वेतन मैट्रिक्स में अनुरूपी स्तर पर सेवा की गई माना जाएगा । 
( VIII) तकनीकी अधिकारी ( वानिकी ) ग्रेड -। के संबंध में उप -शीर्ष प्रतिनियुक्ति ( अल्पावधि संविदा सहित ) के अंतर्गत कॉलम || के अधीन 
उप पैरा ( क ) (ii ) प्रस्तुत किया जाएगा: अर्थात 


मूल संवर्ग /विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 7 में 44, 900 - 1,42, 400/- रूपए अथवा समकक्ष में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के 
पश्चात दो वर्षों की सेवा ली गई ग्रेड सहित ; 


(IX ) उप - शीर्ष प्रतिनियुक्ति के अंतर्गत उप - पैरा ( ख ) के अंतर्गत टिप्पण : ( अल्पावधि संविदा सहित ) तकनीकी अधिकारी (वानिकी ) 
ग्रेड -I के संबंध में प्रस्तुत किया जाएगा अर्थात प्रतिनियुक्ति / समावेशन आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य हेतु, उस मामले जहां एक से अधिक पूर्व 
संशोधित वेतनमान को वेतन मैट्रिक्स में एक लेवल पर संविलीन कर दिया गया हे और जहां केवल उन पदों जिसके लिए वेतन मैट्रिक्स में 
लेवल बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रति स्थापन ग्रेड है , को छोड़कर 1 जनवरी , 2016/ उस तिथि से जब सातवें वेतन आयोग सिफारिशों 
पर आधारित संशोधित वेतन ढांचे को विस्तारित किया गया है, के पूर्व किसी अधिकारी किया गया है, के पूर्व किसी अधिकारी द्वारा 
नियमित आधार पर सेवा की गई हो , को आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित मैट्रिक्स में अनुरूपी स्तर पर सेवा की गई माना 
जाएगा । 
( X ) तकनीकी अधिकारी (वानिकी ) ग्रेड-|| के संबंध में अनुसूची के कॉलम 11 के अंतर्गत पैरा 1 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया 
जाएगा: 
वेतन मैट्रिक्स के लेवल 6, ₹ ( 35, 400 - 1, 12, 400/-) में ऐसा अनुसंधान अण्वेषक ( वानिकी ) जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा 
की हो । 


( XI) तकनीकी अधिकारी ( वानिकी ) श्रेणी -|| के संदर्भ में अनुसूची के स्तंभ 11 के अंतर्गत टिप्पणी- 2 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया 
जाएगा अर्थात्- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2016 से पहले उस 
तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई , से पूर्व किसी 
अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा आयोग की सिफारिशों पर आधारित वेतन मैट्रिक्स में विस्तारित तत्स्थानी लेवल में की 
गई सेवा समझी जाएगी । 


( XII ) तकनीकी अधिकारी ( वानिकी ) श्रेणी -II के संबंध में उप - शीर्षक प्रतिनियुक्ति ( अल्पकालिक संविदा सहित ) के अंतर्गत स्तंभ 11 के 
अंतर्गत उप पैरा (क) ( II) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात : 
जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 6, ₹35, 400 -1 ,12, 400/ - या सदृश पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात 
उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है । 


( XIII) तकनीकी अधिकारी ( वानिकी ) श्रेणी -।। के संबंध में उप - शीर्षक प्रतिनियुक्ति : ( अल्पकालिक संविदा सहित ) के अंतर्गत उप पैरा ( ख ) 
के अंतर्गत नोट- 2 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात : प्रतिनियुक्ति/ आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए 
किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी 2016 के पहले उस तारीख से , जिससे 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित 
वेतन संरचना विस्तारित की गई है, की गई सेवा को , सिवाय उस दशा के, वेतन मैट्रिक्स में साधारण स्तर सहित एक से अधिक पूर्व 
संशोधित वेतनमान एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद ( उन पदों ) पर विस्तारित होगा जिसके लिए वेतन 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 (1) ] 


मैट्रिक्स में वह स्तर बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन स्तर है, वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित वेतन 
मैट्रिक्स में तदनुरूपी स्तर में की गई सेवा समझा जाएगा । 
(XIV ) 3114 3TTHET 3rd 94 (alfat) # HOUT FTH 10 Stafa T ( F5) ( II) faticare ufrenta fal 
जाएगा अर्थात : 
जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 6, ₹29 , 200 - 92, 300/- या सदृश पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात 
उस श्रेणी में छ: वर्ष सेवा की है । 


[91. H . 5 - 12011/01/2016 - 1-1] 


शेखर रंजन अमीन , अवर सचिव 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 9th December, 2016 
G .S .R . 1144(E ). — In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution , the 
President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Environment, Forest and Climate Change Assistant 
Commissioner ( Forestry), Technical Officer (Forestry) Grade -I, Technical Officer (Forestry) Gr.II and Research 
Investigator (Forestry ) Recruitment Rules namely : 
( 1) Short title and commencement - (1) These Rules shall be called the Ministry of Environment, Forest and 
Climate Change Technical Posts ( Forestry) Recruitment Rules , 2016 . 


(2 ) 


They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 


In the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Technical Posts ( Forestry) Recruitment Rules , 


(3 ) 
2011 


(I) Column (4 ) in respect of Serial No. 1, 2 , 3 and 4 of the Schedule specified in Rule 2 shall be substituted , namely: 


Name of the Post 


1. Assistant Commissioner (Forestry) 
2 . Technical Officer ( Forestry ) Grade. I 
3 . Technical Officer (Forestry) Gr. II 
4 . Research Investigator (Forestry ) 


Level in the Pay Matrix 

(4 ) 
Level- 11 , (Rs. 67,700 - 2 ,08 ,700 ) 
Level -8 , (Rs. 47 ,600 - 1,51, 100 ) 
Level - 7 , (Rs. 44 , 900- 1 ,42,400 ) 
Level-6 , (Rs. 35, 400 - Rs. 1, 12 ,400 ) 


( II ) Para 1 under Column 11 of the Schedule in respect of Assistant Commissioner (Forestry ) shall be substituted , 
namely : 
Technical Officer (Forestry) Grade-I in the Level 8, Rs. 47,600 -1,51,100 with six years regular service in the grade . 
(III) Note - 2 under Column 11 of the Schedule in respect of Assistant Commissioner (Forestry) shall be substituted 
namely :- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion , the service rendered on a regular 
basis by an officer prior to 15 January , 2016 /the date from which the revised pay structure based on the 7th Central Pay 
Commission recommendations has been extended , shall be deemed to be service rendered in the corresponding Level in 
the Pay Matrix extended based on the recommendations of the Commission . 
(IV ) Sub Para ( A ) ( ii ) under Column 11 under the sub - heading Deputation ( including short -term contract ) in respect 
of Assistant Commissioner (Forestry ) shall be substituted , namely :- With five years service in the grade rendered after 
appointment thereto on a regular basis in posts in the Level 10 in the Pay Matrix , ( Rs. 56 , 100 - 1,77 ,500/-) or equivalent 
in the parent cadre /Department; 


(V ) Note under sub - para (B ) under the sub -heading Deputation : (including short term contract) in respect of Assistant 
Commissioner ( Forestry ) shall be substituted namely : For the purpose of appointment on deputation / absorption basis , 
the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 /the date from which the revised pay 
structure based on the 7th Central Pay Commission recommendations has been extended , shall be deemed to be service 
rendered in the corresponding Level in the Pay Matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission 
except where there has been merger of more than one pre revised scales of pay into one Level in pay Matrix and where 


[ TT II 005 3 (i ) l 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


this benefit will extend only for the posts (s) for which that level in the Pay Matrix is normal replacement grade without 
any upgradation . 
(VI) Para 1 under Column 11 of the Schedule in respect of Technical Officer ( Forestry ) Grade - I shall be substituted , 
namely : 
Technical Officer (Forestry ) Gr.II in the Level 7 in the Pay Matrix Rs. 44 ,900 - 1,42 ,400 / - with two years regular service 
in the grade. 
( VII ) Note - 2 under Column 11 of the Schedule in respect of Technical Officer ( Forestry) Grade-I shall be substituted 
namely: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion , the service rendered on a regular 
basis by an officer prior to 1st January , 2016 /the date from which the revised pay structure based on the 7th Central Pay 
Commission recommendations has been extended , shall be deemed to be service rendered in the corresponding Level in 
the Pay Matrix extended based on the recommendation of the Pay Commission . 
(VIII) Sub Para ( A ) ( ii) under Column 11 under the sub -heading Deputation ( including short-term contract) in respect of 
Technical Officer (Forestry) Grade- I shall be substituted , namely : 
with two years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level 7 in the Pay 
Matrix, Rs. 44 , 900 - 1,42,400/- or equivalent in the parent cadre/department; 
(IX ) Note under sub -para (b ) under the sub -heading Deputation : (including short -term contract) in respect of 
Technical Officer ( Forestry ) Grade- I shall be substituted namely:- For the purpose of appointment on 
deputation /absorption basis , the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January , 2016 /the date from 
which the revised pay structure based on the 7th Central Pay Commission recommendations has been extended , shall be 
deemed to be service rendered in the corresponding Level in the Pay Matrix extended based on the recommendations of 
the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre revised scale of pay into one level in the 
Pay Matrix and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay/pay scale is the normal 
replacement grade without any upgradation . 
( X ) Para 1 under Column 11 of the Schedule in respect of Technical Officer (Forestry ) Grade - II shall be substituted , 
namely : 
Research Investigator (Forestry) in the Level 6 in the Pay Matrix Rs. 35 , 400 - Rs. 1,12 ,400 with five years regular 
service in the grade. 
( XI) Note - 2 under Column 11 of the Schedule in respect of Technical Officer ( Forestry ) Grade - II shall be substituted 
namely :- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion , the service rendered on a regular 
basis by an officer prior to 1st January , 2016 / the date from which the revised pay structure based on the 7th Central Pay 
Commission recommendations has been extended , shall be deemed to be service rendered in the corresponding Level in 
the Pay Matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission . 
(XII ) Sub Para ( A ) (ii) under Column 11 under the sub -heading Deputation ( including short-term contract ) in respect 
of Technical Officer (Forestry ) Grade - II shall be substituted , namely: 
with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level 6 in the Pay 
Matrix , Rs. 35 ,400 - Rs. 1,12 ,400 /- or equivalent in the parent cadre / department; 
(XIII ) Note under sub -para (B ) under the sub -heading Deputation : (including short -term contract)in respect of 
Technical Officer (Forestry ) Grade - II shall be substituted namely :- For the purpose of appointment on 
deputation /absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 /the date from 
which the revised pay structure based on the 7th Central Pay Commission recommendations has been extended , shall be 
deemed to be service rendered in the corresponding Level in the Pay Matrix extended based on the recommendation of 
the pay Commission except where there has been merger of more than one pre revised scale of pay into one grade with a 
common Level in the Pay Matrix , and where this benefit will extend only for the post (s ) for which that Level in the Pay 
Matrix is the normal replacement grade without any upgradation . 
(XIV ) Para (a ) ( ii ) under Column 10 in respect of Research Investigator (Forestry ) of the Schedule shall be substituted , 
namely : 
With six years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in Level 5 in the Pay 
Matrix, Rs.29 ,200 – 92, 300 /- or equivalent in the parent cadre /department. 

[F .No. A - 12011/01/ 2016 -P -I] 

S . R . AMIN , Under Secy. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3( i )] 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 9 दिसम्बर , 2016 


सा . का . नि . 1145( अ). - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण, वन 
और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तकनीकी अधिकारी ( वन्यजीव ) और तकनीकी सहायक ( वन्यजीव ) भर्ती नियमों में संशोधन करने के लिए 
निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 


( 1 ) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ - ( 1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण , वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तकनीकी 
( वन्यजीव ) पद भर्ती नियम , 2016 है । 


( 2 ) 
( 3 ) 


ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , तकनीकी पद (वन्यजीव ) भर्ती नियम , 2012 में 


(I) नियम 3 में विनिर्दिष्ट अनुसूची में क्रम सं . 1 और 2 के संबंध में स्तंभ 4 प्रतिस्थापित निम्नानुसार होगा,: 


पद का नाम 


वेतन मैट्रिक्स में लेवल 


( 1 ) 


( 4 ) 


लेवल - 7, 44, 900 - 1, 42, 400 रु . 


1 तकनीकी अधिकारी (वन्यजीव ) 
2 तकनीकी सहायक (वन्यजीव ) 


लेवल- 6, 35, 400- 1, 12, 400 रु . 


(II) तकनीकी अधिकारी ( वन्यजीव ) के संबंध में स्तम्भ 11 के अंतर्गत पैरा 1 प्रतिस्थापित होगा , अर्थात्: 


वेतन मैट्रिक्स में लेवल 6, ( 35 , 400 -12, 400/-रु .) के वेतनमान में ग्रेड में पाँच वर्षों की नियमित सेवा सहित तकनीकी सहायक 
( वन्यजीव) और भारतीय वन्यजीव संस्थान , देहरादून से वन्यजीव प्रबंधन के संगत क्षेत्र में दो सप्ताह के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का सफलतापूर्व 
पूरा किया है । 

(III ) तकनीकी अधिकारी (वन्यजीव) के संदर्भ में स्तंभ 11 के अंतर्गत टिप्पण -2 निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् 
प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2016 से पहले / उस तारीख से जिससे 
सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा 
नियमित आधार पर की गई सेवा आयोग की सिफारिशों पर आधारित वेतन मैट्रिक्स में विस्तारित तत्स्थानी लेवल में की गई सेवा समझी 
जाएगी । 


(IV ) तकनीकी अधिकारी ( वन्यजीव ) के संबंध में उप - शीर्षक प्रतिनियुक्ति ( अल्पकालिक संविदा सहित ) के अंतर्गत स्तंभ 11 
के अंतर्गत उप पैरा ( क ) (II) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात : 


जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 6, 35, 400 -1, 12,400/-रु. या सदृश पद पर नियमित आधार पर 
नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है। 


___ ( V ) तकनीकी अधिकारी ( वन्यजीव) के संबंध में उप -शीर्षक प्रतिनियुक्ति : ( अल्पकालिक संविदा सहित ) के अंतर्गत उप पैरा 
( ख ) के अंतर्गत नोट - 3 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात : प्रतिनियुक्ति / आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए 
किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी 2016 के पहले उस तारीख से , जिससे 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित 
वेतन संरचना विस्तारित की गई है, की गई सेवा को , सिवाय उस दशा के , वेतन मैट्रिक्स में साधारण स्तर सहित एक से अधिक पूर्व 
संशोधित वेतनमान का एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद ( उन पदों ) पर विस्तारित होगा जिसके लिए वेतन 
मैट्रिक्स में वह स्तर बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन स्तर है, वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित वेतन 
मैट्रिक्स में तदनुरूपी स्तर में की गई सेवा समझा जाएगा । 


(VI) अनुसूची के तकनीकी सहायक (वन्यजीव) के संबंध में स्तंभ 10 के अंतर्गत पैरा ( क) (II) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित 
किया जाएगा अर्थात : 


जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 5, 29, 200 - 92 , 300/ - या सदृश पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के 
पश्चात उस श्रेणी में छ: वर्ष सेवा की है । 


[ 971 II - 005 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(VII ) तकनीकी सहायक ( वन्यजीव ) के संबंध में उप - शीर्षक प्रतिनियुक्ति : ( अल्पकालिक संविदा सहित ) के अंतर्गत उप पैरा 
( ख ) के अंतर्गत नोट- 2 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात : प्रतिनियुक्ति / आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए 
किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी 2016 के पहले / उस तारीख से , जिससे 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित 
वेतन संरचना विस्तारित की गई है , की गई सेवा को , सिवाय उस दशा के वेतन मैट्रिक्स में साधारण स्तर सहित एक से अधिक पूर्व 
संशोधित वेतनमान का एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद ( उन पदों ) पर विस्तारित होगा जिसके लिए वेतन 
मैट्रिक्स में वह स्तर बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन स्तर है, वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित वेतन 
मैट्रिक्स में तदनुरूपी स्तर में की गई सेवा समझा जाएगा । 


[97. H . 5 - 12011/01 /2016 - 7-1] 


शेखर रंजन अमीन , अवर सचिव 


NOTIFICATION 


L . 


New Delhi, the 9th December, 2016 
G . S . R . 1145 ( E ). — In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution , the 
President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Environment, Forest and Climate Change Technical 
Officer (Wildlife ) and Technical Assistant (Wildlife ) Recruitment Rules namely : 

Short title and commencement – ( 1) These Rules shall be called the Ministry of Environment, Forest and 
Climate Change Technical (Wildlife ) Posts Recruitment Rules , 2016 . 

They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 
(3 ) In the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Technical Posts (Wildlife ) Recruitment Rules, 
2012 


( 1 ) 


(1) Column (4 ) in respect of SerialNo. 1 and 2 of the Schedule specified in Rule 3 shall be substituted , namely: 


Name of the Post 


Level in the Pay Matrix 


1 . Technical Officer (Wildlife ) 
2 . Technical Assistant (Wildlife ) 


Level-7 , Rs. 44 , 900 - 1,42,400 
Level-6 , Rs. 35 ,400 - Rs. 1, 12,400 


( II ) Para 1 under Column 11 of the Schedule in respect of Technical Officer (Wildlife ) shall be substituted , namely: 
Technical Assistant (Wildlife ) with five years regular service in Level 6 in the Pay Matrix , Rs. 35 ,400 - Rs. 1, 12 ,400 in 
the grade and Successful completion of two weeks training course in the relevant field of the Wildlife Management from 
Wildlife Institute of India , Dehradun . 
( III ) Note - 2 under Column 11 of the Schedule in respect of Technical Officer (Wildlife ) shall be substituted namely : 
For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion , the service rendered on a regular basis by an 
officer prior to 1st January, 2016 / the date from which the revised pay structure based on the 7th Central Pay Commission 
recommendations has been extended , shall be deemed to be service rendered in the corresponding Level in the Pay 
Matrix extended based on the recommendations of the Commission . 
(IV ) Sub Para (A ) (II) under Column 11 under the sub -heading Deputation (including short-term contract) in respect 
of Technical Officer (Wildlife ) shall be substituted , namely : 
With five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Level 6 in the 
Pay Matrix ,Rs. 35 ,400 - Rs. 1,12,400 /- or equivalent in the parent cadre/ Department; 
( V ) Note - 3 under sub - para (B ) under the sub -heading Deputation : ( including short term contract) in respect of Technical 
Officer (Wildlife ) shall be substituted namely : For the purpose of appointment on deputation /absorption basis , the 
service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January , 2016 /the date from which the revised pay structure 
based on the 7th Central Pay Commission recommendations has been extended , shall be deemed to be service rendered in 
the corresponding Level in the Pay Matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission except where 
there has been merger of more than one pre revised scale of pay into one grade with a common Level in Pay Matrix , and 
where this benefit will extend only for the post ( s) for which that Level in the Pay Matrix is the normal replacement grade 
without any upgradation . 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3( 1)] 


( VI) Para (A ) ( II ) under Column 10 in respect of Technical Assistant (Wildlife) of the Schedule shall be substituted , 
namely: 
With six years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in Level 5 in the Pay 
Matrix , Rs.29,200 – 92, 300 /- or equivalent in the parent cadre /department. 
( VII ) Note- 2 under sub- para ( B ) under the sub- heading Deputation: (including short term contract ) in respect of 
Technical Assistant (Wildlife ) shall be substituted namely : For the purpose of appointment on deputation /absorption 
basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1 " January , 2016 /the date from whichthe revised pay 
structure based on the 7th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service 
rendered in the corresponding Level in the Pay Matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission 
except where there has been merger of more than one pre revised scale of pay into one grade with a common Level in 
Pay Matrix , and where this benefit will extend only for the post ( s) for which that Level in the Pay Matrix is the normal 
replacement grade without any upgradation 

[ F. No. A -12011/ 01/ 2016- P-I] 


S . R . AMIN , Under Secy . 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर , 2016 
सा . का . नि . 1146( अ ). - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एततद्वारा 
पर्यावरण , वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ( पुस्तकालय और सूचना सहायक ) भर्ती नियम में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित 
नियम बनाते हैं अर्थात : 
( 1 ) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - ( 1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण , वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (पुस्तकालय और 

सूचना सहायक ) भर्ती नियम , 2016 है । 

ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
(3) पर्यावरण , वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ( पुस्तकालय और सूचना सहायक ) भर्तीनियम, 2014 में - 
(1) नियम 2 में विनिर्दिष्ट अनुसूची के स्तम्भ 1 के संबंध में स्तम्भ ( 4) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया किया जाएगा अर्थात : 


पोस्ट का नाम 


वेतन मैट्रिक्स में लेवल 


( 1 ) 


पुस्तकालय और सूचना सहायक 

लेवल- 6, 35 , 400 - 1, 12, 400 /- रु . 
(II) अनुसूची के स्तम्भ 11 के अंतर्गत पैरा (क)(ii) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात : 


जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में लेवल , 5 29 , 200 - 92, 300/- या सदृश पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति 
के पश्चात उस श्रेणी में 6 वर्ष सेवा की है । 


[ फा . सं . ए -12011 /01/ 2016 - पी -I] 


शेखर रंजन अमीन , अवर सचिव 


नोट : ये भर्तीनियम सा . का . नि . 884( अ ) दिनांक 10. 12. 2014 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किए गए थे।। 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 9th December, 2016 
G . S . R. 1146 ( E). In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the 
President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (Library 
and Information Assistant) Recruitment Rules namely: 
( 1) Short title and commencement – ( 1) These Rules shall be called the Ministry of Environment, Forest and 

Climate Change ( Library and Information Assistant) Recruitment Rules, 2016 . 


[ TT II - 005 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(2) 


They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette. 
In the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (Library and information Assistant) Recruitment 
Rules, 2014 
Column (4 ) in respect of column 1 of the Schedule specified in Rule 2 shall be substituted , namely : 


(1) 


Name of the Post 


Level in the Pay Matrix 


Library and Information Assistant. 


Level-6 , Rs. 35 ,400 - Rs. 1, 12, 400 / 


( II ) Para (a ) (ii ) under Column 11 of the Schedule shall be substituted , namely: 
With six years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the Level 5 in Pay Matrix , Rs. 
29 , 200 – 92 , 300 / - or equivalent in the parent cadre or department. 

[F . No. A - 12011 /01/ 2016 - P -I] 


S . R . AMIN , Under Secy . 
Note : The Recruitment Rules were published in the Gazette of India , Extraordinary, vide No. G . S . R . 884( E ) dated 

10 . 12 . 2014 . 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press , Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054. 


Nishok Kumar Paria 


Digitally signed by Nishok 
Kumar Paria 
Date : 2016 . 12. 17 14 :38 :43 
+ 05 30 


